PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ., JAN. 21 , 1986 ( MAGHA 1, 1907 SAKA) 


183 


राजस्व विभाग 


दिनांक 8 जनवरी , 1986 


सं ० 6193 -र - 3-85/ 821 -- चुकि हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टि में , वर्णित 
भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् तावडू में उप - तहसील भवन एवं रिहायशी . भवनों के लिय 
निर्माण के लिये अपेक्षित है, जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार , राजस्व 
विभाग, अधि सूचना सं ० 8942- पार-I]1-82/ 7718, दिनांक 4 मार्च, 1983, प्रकाशित की गई है, इसलिये इसके 
द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 


%2 


- 


यह घोषणा भूमि मजन अधिनियम, 1894 , की धारा , 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिये की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण उपमाडल अधिकारी ( ना .), एवं भूमि जन कलक्टर, नूह, जिला गुड़गांव के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


किला सं ० 


क्षेत्रफल . 


1 


2 


3 


5 


गुड़गांव 


तावड़, 


. 


हदबस्त सं ० 


82/46 


11-05 


64 


37 


1 --- 18 


45 


0--04 


43/2 


16 


2--10 


25 


5--04 


35 


2--05 


44 


4-13 


04 


6-07 


: 


0-12 


" 


62 
43/1 
मिन दक्षिण 
43/3 
61 
81/20 
मिन पश्चिम 
21 मिन पश्चिम 


। 


--10 


2--12 


2--12 


4 एकड़ 


एल ० सी ० 


० गुप्ता , 


सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


